रजिस्ट्री सं० डी० 222 


REGISTERED No. D . 222 


PUP 


स 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं० 32 ] 
No. 32 ) 


नई दिल्ली, शनिवार , प्रगस्त 14, 1971/ श्रावण 23, 1893 

सा 
NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 14, 1971 /SRAVANA 23 , 1893 


इस भाग में भिन्न पुष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
Soparate paping to given to this part in order that it may be Aled 

As a separate compilation . 


भाग II - -- खण्ड 4 
PART II — Section 4 


रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए विभिक नियम और प्रादेश 
Statutory Rules and Orders issned by the 

Ministry of Dofence 


MINISTRY OF DEFENCE 

New Delhi , the 24th July 1971 
S. R . O . 294. - In exercise of the powers conferred by section 184 of the Navy 
Act, 1957 ( 62 of 1967 ) , the Central Government hereby makes the following regula 
tions further to amend the Navy ( Pension ) Regulations, 1984, namely: 
___ 1. ( 1 ) These regulations may be called the Navy ( Pension) Fourth Amendment 
Regulations, 1971, 

(2 ) They shall come into force at once . 
2. In the Navy ( Pension ) Regulations, 1964 ( herelnafter reterred to as the sald 
regulations) — 
( 1 ) in regulation 22, --- 
( a ) in the Table, under the heading “ ( a ) General List oncers " in column 

1 , after the item " Commander " and the entries relating thereto in 
columns 2 and 3, the following item and entries shall be inserted , 

namely : -- - 
" Commander ( Time Scale ) 

640 " 


26 


( 709 ) 


710 THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14, 1971/SRAVANA 23, 1893 [Part 11-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


20 


( b ) tor the heading “ ( b ) Branch List Officers " and the { terms and entries 

thereunder , under columns 1, 2 and 3 , the following heading, items 

- and entrles shall be substituted, namely: 
" ( b ) Special Duties List Officers 
Sub -Lleutenant 

275 
Lieutenant 

20 

400 
Lieutenant Commander 

22 

525 
Commander 

625 
( c ) The following Explanation shall be inserted at the end, nainely :-- 
" Erplanation . The service pension of Rear Admiral shall not be less than 

the pension which would have been admissible to him as a Captain 
having rendered service for five years or over in the rank , had he 

not been promoted Rear Admiral." 
( 2 ) For regulation 38 ot the said regulations, the tollowing regulation shall be 
substituted , namely : 
"38. Rank for assessment of service element. ---The service element of dis 

ability pension of an officer shall be assessed , at the option of the 
officer , on the substantive rank or the highest paid acting rank , as 

the case may be , held by him on 
(1) the date of retirement from service on account of a disability ; or 
( 11) the date on which he sustained the wound or injury or was first 

Temoved from duty on account of the disease causing his disable 

ment ; or 
( lit ) if he rendered truther service and suffered aggravation of his disabill 

ty during and as a result of such service , the date of later removal 

from duty on account of the disability . 
Explanation 1. In no case , shall the service element of disability pension 

be assessed on a rank lower than that of a Lieutenant. 
Explanation 2 . - Th service element of disability pension of Rear Admiral 

shall not be less than the pension which would have been admis 
sible to him as a Captain having rendered service for Ave years or 
over in the rank , had he not been promoted Rear Admiral." 

[ NHQ File No. PN / 2238 / PC. X 
Min . of Fin. ( Det/ Pen ) 1.0. No . 2160 of 1970.] 

GIAN CHAND , Under Secy . 
रक्षा मंत्रालय 

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 1971 
का०नि० प्रा० 294. - नौसेना अधिनियम , 1957 ( 1957 का 62) की धारा 184 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए , केन्द्रीय सरकार मौसना (पेंशन ) विनियम , 1964 में 
मार्ग और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम एतद्द्वारा बनाती है, अर्थात् :-- - 

1. ( 1 ) इन विनियमों का नाम नौसेना (पेंशन ) चतुर्थ संशोधन विनियम , 
1971 होगा । 

( 2 ) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे । 

2. नौसे ना (पेंशन ) विनियम , 1964 (जिसे इसमे इसके पश्चात उक्त विनियम कह 
क्या है ) में -- 

( 1 ) विनियम 22 में , -- 
( क ) “ ( क ) सारणी में स्तम्भ 1 में साधारण सभी प्राफिसर शीर्षक के अन्तर्गत स्तम्भ 

2 और 3 में “कमान्डर " मद और उससे संबंधित प्रविष्टियो के पश्चात निम्नलिखित 
मद और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जायेंगी , अर्थात : --- 
"कमान्डर 

__ 26640 " 
( काल वेतनमान ) 


Sec. 4) THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 1971/ SRAVANA 23 , 1893 


711 


- 


- 


- - - - 


- - 


- 


" ( ख ) शाखा सूची आफिसर भीक और तवधीन मदें और प्रविष्टियां , जो स्तम्भ 
1 , 2 और 3 के अन्तर्गहै, न पर निम्नलिखित शीर्षक , मद और प्रविष्टियो 
प्रतिस्थापित की जायेगी , अर्थात :--- 


"( ख ) विशेष कर्ता सूची माफिसर -- 

सन फ्टिनेंट 
लैफिटनेंट 
लैफिटनेंट कमांडर 
कमांडर 


275 
400 
525 


625 " 


( ग ) निम्नलिखित स्पष्टोकरण अन्त में अन्तःस्थापित किया जायेगा , अर्थात् : 
" स्पष्टीकरण :-- -रियर ऐडमिरल की सेवा पेंशन उस पेंशन से कम नही होगी जो कि 

कप्तान को हैसियत से उस पंक्ति में पांच वर्ष या अधिक सेवा करने पर उसे उस दशा 
में अनुज्ञेय होती , यदि वह रियर ऐडमिरल प्रोन्नत न हुआ होता । " 


( 2 ) उस विनियमों के विनियम 38 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित 
किया जायेगा, अर्थात् : - - 

" 38-- - सेवा तत्व के निर्धारण के लिए रंक : - -किसी माफिसर की प्रशक्ततापेंशन का सेवा 

तत्व उस माफिसर के विकल्प पर, निम्नलिखित समय पर उसके द्वारा धारित यथास्थिति 
अधिस्थायी रैक या उच्चत्तम वेतन वाले कार्यकारी रैक के प्राधार पर निर्धारित किया 
जाएगा , अर्थात् :---- 
(i ) अशक्तता के कारण सेवा से निवृत्ति की तारीख ; या 
( i ) जिस तारीख को उसे घाव लगा या क्षति पहुंची या जब उसे अशक्त कर देने वाले 

रोक के कारण कर्त्तव्य से पहली बार हटाया गया था ; या 
( iii ) यदि उपने और सेवा की हो और ऐसी सेवा के दौरान तथा उसके परिणामस्व . 

रूप उसको प्रशकाता बढ़ गई हो तो , अशक्तना के कारण कर्त्तव्य से बाद में हटाए 
जाने की तारीख । 


स्पष्टीकरण : - -किसी भी दशा में अशक्तता पेंशन के सेवा तस्व का निर्धारण लेफिटनेंट 

से निम्नतर रैक के आधार पर नहीं किया जायेगा । 
स्पष्टीकरण : -- रियर ऐडमिरल का नशक्ततापेंशन का सेवा तत्व उस पेंशन से कम नहीं 

होगा जो कि कप्तान को हैसियत से उपपंक्ति में पांच वर्ष या अधिक सेवा करने पर 
उसे दस दशा में अनुज्ञेय होता, यदि वह रियर ऐडमिरल प्रोन्नत न हुआ होता । " 


[ एन एच क्यू फाइल सं० पी एन / 2238 / पी सी० एक्स 
वित्त मंत्रालय ( रक्षा/ पेंशन ) यू० प्रो० 1970 का 2160 ] 


शान चन्द , अपर सचिव । 


712 THE GAZETTE OF INDIA: AUGUST 14, 1971 / SRAVANA 23 , 1893 [ PART II -- 


New Delhi, the 6th July 1971 
S . R . O . 295 . - In exercise of the powers conferred by sub section ( 1 ) of section 
10 of the Charitable Endowments Act, 1890 (6 of 1890 ) , the Central Government 
hereby directs that, as from the date of publication of this notlivation in the 
Official Gazette , the Treasurer of Charitable Endowments for India be divested of 
the property belonging to the Army Ofcers Benevolent Fund specified in the 
Schedule annexed hereto which by virtue of the notification of the Government of 
India in the Ministry of Defence No. SRO 208 , dated the 2nd February , 1966 , was 
vested in him . 

THE SCHEDULE 


ARMY OFFICERS BENEVOLENT FUND 


Face Value 


3 per cent Canversion Loan 1946 -86 


Rs 53, 300 / 


- 


- - - - - 


- 


[ F . No. AOBF / 52753 / 44 / AG/ PS. 8/ 3968 / D ( AGI) .] 

K . V . RAMANAMURTHI, Dy. Secy . 


नई दिल्ली, 26 जुलाई, 1971 
का० मि० प्रा० 295. - पूर्व विन्यास अधिनियम , 1890 ( 1890 का 6 ) की धारा 
10 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एस 
द्वारानिदेश देती है कि शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भारत के 
पूर्व विन्यासो के कोषपाल को इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट सना प्राफिसर दातव्य निधि की 

सम्पत्ति से निनिहित किया जाता है जो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना 
संख्या का नि० प्रा० 208 , तारीख 2 फरवरी, 1956 के प्राधार पर उममे निहित थी । 


अनुसूची 


सेना प्राफिपर दातव्य निधि 


अंकित मूल्य 


3 % - संपरिवर्तन उधार 1946 - 86 


53, 300 रु . 


[ फा० संख्या ए० प्रो० बी० एफ०/ 52753/ 44/ एजी/ यो एस - 8/ 3968/ डी ( ए. जी I ) . ] 

के० बी० रमणा , उप सचिव । 


New Delhi, the 29th July 1971 
S . R . O . 296 . - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 
of the Constitution and in supersession of the Armed Forces Headquarters (Class 
III Non Gazetted Non- Ministerlal posts of Draughtsmen) Recruitment Rules, 1965 
published with the notification of the Government of India in the Ministry of 
Defence No . SRO 278 dated the 21st August, 1965 , the President hereby makes the 
following rules regulating the method of recruitment to Class III Non -Gazetted 
Non -Ministerial posts of Draughtsmen in the Armed Forces Headquarters and the 
Inter Service Organisations in the Ministry of Defence , namely : 

1. Short title and commencement.- ( 1 ) These rules may be called the Armed 
Forces Headquarters and Inter Service Organisations (Draughtsman ) Recruitment 
Rules, 1871 . 


SEÇ. 4 ] THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 1971 /SRAVANA 23, 189 : 


713 


( 2 ) These rules shall come into force on the date of their publication in the 
Omcial Gazette . 

2 . Application . — These rules shall apply to the posts as specified in column 1 
of the Schedule annexed hereto . 


3 . Number of posts , classification and scale of pay : - - I lle number of the 
posts , heir classification and the scales of pay utachcd thereto , shall be as 
specified in columns 2 to 4 of the said Schedule . 


4 . Methods of recruitment, age limit and other qualications: — The method 
of recruitment, to the said posts, age limit, qualifications and other matters 
connected therewith shall be as specified in columns 5 to 12 of the Schedule 
aforesaid : 


Provided that the upper age limit specified in column 6 of the said Schedul 
for direct recruitment may be relaxed in the case of candidates belonging to the 
Schedule Castes , the Schedule Tribes and other special categories of persons in 
accordance with the orders of the Central Government issued from time to time, 


5 Disqualifications . - No person , 
( a ) who has entered into or contracted a marriage with a person having 

a spouse living , or 
(h ) w1v . having a spouse living, has entered into or coatracted a marriage 

with any person , 
shall be eligible for appointment to any of the above posts. 

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage 
is permissible under the personal law applicable to such person and the other 
party to the marriage and that theie are other grounds for so doing, exempt any 
person from the operation of this rule , 

6 . Power to relax . — Where the Central Government is of opinlon that it is 
necessary or expedient so , to do it may, by order, for reasons to be recorded in 
writing , relax any of the provisions of these rules with respect to any class or 
category of persons. 


714 


THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 1971 /SRAVANA 23, 1893 [ PART II 


- 


= 


SCHE 


Name of Post No. of Classi 

posts fication 


Scale of pay Whether 

Selection 
Post of 
non 
Selection 
post 


Age for 
direct 
recruits 


Educational and other 
qualifications required 
for direct recruits . 


Chief 
Draughtoman 


Rs. 450 — 25 Selection 
575 . 


35 years 


2 Calss III 

Non - 
Gazetted 
Non 
Ministeria 


(1) Matriculation , 
(ii ) Diploma/Certificate 

in Draughtsmanship 
from a recognised 
Institute . 


( it) At least 9 years 
experience as Draughts 
mon in any Govern 
ment office of which 
not less than 3 year 
As Draughtoman 
Grade I ( Scalc Rs. 
335 — 15 — 425.) 


Draughtsman 
Grade I 


4 


30 years 


Class III Rs. 335 – 15 Selection 
Non 

425 . 
Gazetted 
Non 
Ministerial 


(1) Matriculation . 
(ii) Diploma /Certificate 

in Draughtsmanship 
from a recognised 
Institute . 


( iii) At least 6 years 

experience in any 
Government office 
of which not less than 
3 years as Druagbts 
man Grade II ( Scale 
R3. 205 — 7 — 24048 
280.) 


18 


28 years 


(1) Matriculation . 


Draughtsman 
Grade II 


Class III Rs. 205 – 7 Non - 
Non - 240 – 8 — 280 Selection 
Gazetted 
Non 
Ministerial 


(11) Diploma/ Certificate 

in Draughtsmanship 
from a recognised 
Institute . 


(it) At least 3 years 

experience in Drough 
tsman Grade III 
( Scalc Rs. 150 , 
175 – 6 – 205 - EB 
7 – 240 ) in any Go 
vernment office . 


Sec. 4 ) THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14, 1971 /SRAVANA 23, 1893 


715 


- - - 


- 


- - 


- - - 


DULE 


Whether agc Period of Method of rectt. In case of recruitment Circumstances in 

and probation whether by direct by promotion /deputa - which U . P . S . C . is to 
educational if any rectt. or by promo- tion /transfer , grades be consulted in making 
qualifications 

tion or by deputation from which promotion / recruitment 
prescribed for 

transfer & percentage deputation /transfer to 
direct recruits 

of the vacancies to be made 
will apply 

be filled by various 
in the case of 

methods 
Promotees 


TO 


II 


I 2 


No . 


One year By promotion failing Draughtsman Grado Not applicable . 

which by direct I with at least 3 
recruitment. 

years service as such . 


No. 


One year By promotion failing Draughtsman Grade II Not applicable . 

which by direct with at least 3 years 
recruitment. 

service as such . 


No. 


One year 


By promotion failing Draughtsmen Grade III Not applicable . 
which by direct with at least 3 years 
recruitment. 

service as such . 


716 


THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 1971 /SRAVANA 23, 1893 [PART JI --- 


- 


- - 


- 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


Draughtsman 
Grade III 


27 


25 ycarş 


(1) Matriculation . 


Class III Rs. 150 — 5 — Non 
Non - 17546 — 205 Selection 
Gazetted EB — 7 — 240 
Non 
Ministerial 


( it) Diploma/Certificate . 

in Draughtsmanship 
from a recognised 
Institute . 


Desirable : 


(iii ) One year s experi -- 

ence as Draughtsman 
in any Government 
officc / firm or Inşti 
ution . 


For ASO and NHQ only : 
(:v ) Previous practical. 

experience in lettering 
and drawing graphs, 
charts and other dia -- 
grammatical represen 
tations of statistical 
data . 


SEC. 4 ] THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14, 1971 /SRAVANA 23, 1893 


917 


- 


- 


- - - . - 


- . - - : - 


. 


LO 


II 


I2 


No. 


One year 


50 % by promotion 
failing which by 
direct recruitment. 


Tracers with at least 3 Not applicable. 
years service as such . 


go by Jirect 
recruitment. 


H 


. 


- 


[ File No. 55344 / 1 / CAO / R & R - II. ) 

D . J. BARAT, Asstt . C .A .O . 


-718 THE GAZETTE OF INDIA ; AUGUST 14 , 1971/ SRAVANA 23, 1893 (PART 11 


- - - 


- 


- 


- 


नई दिल्ली, 29 जुलाई, 1971 


का० मि० प्रा० 296.--- राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रवत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० का नि० 
मा० 278 ताराख 21 अगस्त , 1965 में प्रकाशित सशस्त्र बल मुख्यालय वर्ग 3, अराजपत्रित , 
अननु सचिवीय नक्शानवीस के पद भर्ती नियम , 1965 को प्रतिष्ठित करते हुए रक्षा मंत्रालय 
में सशस्त्र बल मुख्यालय और अन्तर्सेवा संगठनों में वर्ग 3 अराजपत्रित अननु सचिवीय नक्शानवीस 
के पदों पर भर्ती की पद्धत्ति को विनियमित करने वाले निम् लिखित नियम एतदद्वारा बनाते हैं , 
अप्ति: --- 


1. सक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : - - ( 1 ) इन नियमों का नाम सशस्त्र बल मख्यालय और अन्तर 
सेवा संगठन ( नक्शानवीस ) भर्ती नियम , 1971 होगा । 

( 2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. लागू होगा:--- ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में यथा विनिर्दिष्ट पदों को 
लागू होंगे । 


3. पव- संज्या वर्गीकरण और सामानः---- पदों की संख्या , उनका वर्गीकरण और उनके 
बेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची में स्तम्भ 2 से 4 तक में तफ में विनिर्दिष्ट हैं । 


___ 4. भर्ती की पति, प्राय - सीमा और अन्य प्रहंताएं : - उक्त पदों पर भर्ती की पद्धत्ति, प्रायु 
सीमाएँ, अहंताऐं, और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगो जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 12 
तफा में विनिर्दिष्ट हैं ; 

परन्तु उक्त अनुसूची के स्तम्भ 6 में सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की बाबत विनि 
दिष्ट अधिकतम आयु- सीमा , केन्द्रीय सरकार द्वारा समय - समय पर निकाले गए प्रादेशों के अनुसार , 
अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति और व्यक्तियों के अन्य विशेष प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के 
सम्बन्ध में शिथिल की जा सकेगी । 

5. निरहंताएं : - - वह व्यक्ति 
( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है , विवाह किया 

है , या 
( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया 


उपरोक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पान नहीं होगा : 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह 
के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य प्राधार 
मौजूद है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 

6. शिथिल करने की शक्ति : - -- जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक 
या समीचीन है वहां वह , उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लिपिबद्ध करके इन नियमों के किसी उपन 
बन्ध को , किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत , प्रादेश द्वारा , शिथिल कर सकेगी । 


- SEC . 4 ] THE GAZETTE OF INDIA ; AUGUST 14, 1971/ SRAVANA 23, 1893719 


- - - - - - - 


- - 


अनुसूचि 


पद का नाम 


वर्गीकरण 


वेतनमान 


पदों 
की 
संख्या 


चयन पद सीधी भर्ती 
अथवा प्रचन किए जाने वाले 
यन पद व्यक्तियों के लिए 

प्राय 


450 - 25 - 575 


चयन 


35 वर्ष 


मुख्य नक्शानवीस 2 वर्ग 3, अराज 

पत्रित , मन 
नुसचिवीय 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपे - संधे भर्ती किए जाने वाले परिवीक्षा की 
क्षिप्त शैक्षिक और अन्य अर्हताएं 

व्यक्तियों के लिए विहित कालावधि , यदि 
आयु और शैक्षिक अर्हताएं हो 
प्रोन्नतों की धशा में लागू 
होगी या नहीं 


8 


नहीं 


एफ वर्ष 


(i ) मेंट्रीकुलेशन 
( ii ) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से नक्शा 

नवीसी में डिप्लोमा / प्रमाणपत्र । 
( iii ) किसी सरकारी कार्यालय में नक्शानवीस के 

रूप में कम से कम 9 वर्ष का अनुभव जिसमें 
से कम से कम 3 वर्ष तक नक्शानवीस श्रेणी । 
( वेतनमान 335 - 15 - 425 रु० ) रहा हो । 


भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी प्रोन्नति स्थानान्तरण द्वारा भर्ती भर्ती करने में किन परि 
या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति की दशा में ये श्रेणियां जिनसे स्थितियों में संघ लोक सेवा 
स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न प्रोत्रति / स्थानान्तरण किया जायगा पायोग से परामर्श किया 
पळयों द्वारा भरी जाने वाली 

जायगा 
रिक्तियों का प्रतिशत 


____ 10 


12 


लागू नहीं होता 


प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने 

पर सीधी भर्ती द्वारा । 


ननशानवीस श्रेणी I जो उस 
हैसियत में कम से कम 3 वर्ष 
सेवा कर चुके हों । 


720 THE GAZETTE OF INDIA: AUGUST 14, 1971 /SRAVANA 23 , 1893 [ PART II _ 
-- - - - .... - - - - - 

- - 

. ... ...-- - - - - - - -- 


- 


-- 


- 


.... . . . . . 


- - - - - - - 


- - - -- - - - - - ---- -- - - -- 


- - - -- - - 


नक्शानवीस श्रेणी 4 


चयन 


30 वर्ष 


335 -- 15 - 425 
रु० 


वर्ग 3 , अराज - 
पत्रित अननु- 
सचिवीय 
18 : 
नाराजपत्रित , 
अनूनसवीय 


नक्शानवस श्रेणी 2 


अचयन 


28 वर्ष 


205 -- 7 -- 246 - 

- - 280 रु 


नहीं 


एक वष 


( i ) मंट्रीकुलेशन 
(ii ) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से नक्शानवीसी 

में डिप्लोमा प्रमाणपटना । 
( iii ) किसी सरकारी कार्यालय में कम से कम 

6 वर्ष का अनुभव , जिसमें से कम से कम 
3६र्ष तक नवशानवीसी श्रेणी 2 ( वेतनमान 

205 - 7 - 240 - 8 - 280 रु० ) रहा हो । 
( i ) मेट्रीकुलेशन 
(ii ) किसी मान्यताप्राप्त सस्थान से 

नक्शानवीसी में डिप्लोमा / प्रमाणपत्र । 
( iii ) किसी सरकारीकालय में नवशा 

नवीस श्रेणी 3 ( वेतनमान 15 C - 5 
175 - 6 - 205 -दरो० -- : - 240 रू० ) 
में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव । 


नहीं 


नही 


एक वर्ष 


एक वर्ष 


- - -- - - - - 


10 


12 


जौनप्ति द्वारा, जिसके न हो सकने नषशानवीस श्रेणी 2 जो उस हैसि - लागू नहीं होता 
पर सीधी भर्तीद्वारा । 

यत में कम से कम 3 वर्ष सेवा 
कर चुके हों । 


प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर 

सीधी भर्तीद्वारा । 


नक्शानव. स श्रेणी 3 जो उस सि - लाग नही होता 
यत में कम से कम 3 वर्ष सेवा 
कर चुके हों । 


SEC. 4 ] THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14, 1971 /SRAVANA 23, 1893 


721 


- 


MIm 


- 


- 


456 


नक्शानवीस श्रेणी 3 


27 


अचयन 


25 वर्ष 


वर्ग 3, अराजपत्रित , 
प्रना बीय 


150 - 5 - 175 - 
6 -- 265.दरो 
71 - - 10 


नही 


एक वर्ष 


(i ) मेट्रीकुलेशन 
( ii ) किसी मान्यता प्राप्त सस्थान से 

नक्शानवीसी में डिप्लोमा / प्रमाण 


पत्र । 


वांछनीय 
( iii ) किसी सरकारी कार्यालय फर्म या 

संस्था में नक्शानवीस के रूप में 

एक वर्ष का अनुभव । 
केवल ए एस मो प्रार एम एच रम के लिए 
( iv ) अक्षरांकन प्रोर रेखाचित्र ग्राफ , चार्ट और 

साख्यिकीय आंकड़ों के अन्य 
पारेखीय - रूपण में पूर्व व्यावहारिक 
अन् भव । 


___ 10 


11 


12 


लाग नहीं होता 


50 प्रतिशत प्रोन्नति बारा, जिसके न हो देसर जो उस हैसियत में कम से कम 

सकने पर सोधी भर्तीद्वारा / 50 प्रति- 3 वर्ष सेवा कर चुके हो । 
शत सोधी भर्तीद्वारा । 


[ फा० सं० 55344 / प्राई/ सी ए प्रो / पार एण्ड पार-II ] 


डी० जे० बराट, 
सहायफ सी० ए० मो० । 


722 


THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 1971/ SRAVANA 23 , 1893 [PART II 


. 


. . 


- 


S . R . O . 297. - In exercise of the powers conferred by section 7 of the National 
Cadet Corps Act, 1948 ( 31 of 1948 ) , the Central Government hereby provides 
for the constitution of Senior Division Units of the National Cadet Corps 
in the Colleges conducting two year pre-university course in the State of 
Mysore and are not affiliated to any university during the academic year 1971 - 72 . 

P . S . RATNAM , Under Secy . 


Troforo alto 297. — - 77T * FR ofafrera 1948 ( 1948 AT 31 ) 
धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार उन कालेजो में , जो मैसूर राज्य 
में दो वर्ष का विश्वविद्यालय पूर्व पा यक्रम चला रहे हैं और किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध नही 
है , शैक्षणिक वर्ष 1971 - 72 के दोरान राष्ट्रीय कैडट कोर की सोनियर डिवीजन यूनिटो के गठन 
के लिए एतद्द्वारा उपबन्ध करती है । 

070 TH . TA, AITAN 


New Delhi, the 31st July 1971 


8 . R . O . 298 . - - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 349 
of the Constitution , the President hereby makes the following rules regulating 
the method of recruitment to the civilian Class III posts in the Army Medical 
Corps, namely 


1, Short title and commencement - ( 1 ) These rules may be called the Army 
Medical Corps (Civilian Class IV posts ) Recruitment Rules , 1971 . 


(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the official 
Gazette , 


2 . Application . — These rules shall apply to the post as specified in column 1 
of the Schedule annexed hereto . 


3. Number of posts , classification and scale of , pay. - The number of posts , 
their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in 
columns 2 to 4 of the said Schedule 


4 . Method of recruitment, age limit and other qualifications. - - The method 
of recruitment, age - limit , qualifications and other matters connected therewith 
shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid : 


Provided that the upper age -limit prescribed for direct recruitment may be re 
laxed " in the case of persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled 
Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders of 
the Central Government issued from time to time. 


5 . Disqualifications — No person , 
( a ) who has entered into or contracted a marriage with a person having 

A spouse living , or 
(b ) who , having a spouse living , has entered into or contracted a marriage 

with any person , 
shall be eligible for appointment to any of the above posts: 


Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage 
18 permissible under the personal law applicable to such person and the other 
party to the marriage and that there are other grounds for so doing , exempt any. 
person from the operation of this rule . 


- - 


- - - - - - - - - - - - 


SEC. 4 ] THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14, 1971 /SRAVANA 23, 1893 723 : 
- - 

- 
6 . Power to relax . - Where the Central Government is of opinion that it is 
necessary or expedient so to do , it may, by order and for reasons to be recorded 
In writing , relax any of the provisions of these rules with respect of any class or 
category of persons or the post . 


724 THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14, 1971 / SRAVANA 23, 1893 (Part II — 


SCHE 
Recruitment Rules for the post of 


Name of Post No. of Classic 

posts fication 


Scale of pay Whether Age limit Educational and other 

Selection for direct qualifications required 
post or recruits for direct recruits 
non 
Selection 


post 


Librarian 
Grade IV 


One 


Not 
Applicable 


Rs. 
Civilians 110 - 3 - 131 - 
in 

4 155 - EB - 
Defence 4 - 175 - 5 
Services 180 . 
Class III 
NOD 
Gazetted 
Non 
Ministerial 


25 years ( 1 ) Matriculation or 

equivalent exami 
nation of a recognised 

University or Board . 
( 2 ) Certificate Course 

in Library Science 
from # recognised 
University. 


SEC. 4 ] THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 1971/ SRAVANA 23, 1893 
- - - - - -- - - - - -- -- - - - 


725 


- 


- 


DULE 


Librarian Grade IV at A . M . C . Centre & School Lucknow 


- 


- - 


and 


Whether age Period of Method of recti. In case of recruitment If a DPC Circum 

probation whether by direct by promotion /transfer , exists Stances 
educational If any rectt . or hy promo- grades from which pro - what is its in which 
qualifications 

tion or transfer and motion to be made composi- U . P . S . C 
prescribed for percentage of the 

tion is to be 
direct recruits vacancies to be filled 

consulted 
will apply in by verious methods 

in making 
the cose of 

rectt . 
promotees 


Ιο 


II 


13 


12 


13 


13 


Not applicable 2 years 


By transfer failing 

which by direct 
recruitment. 


Transfer : 

Not Not 

applicable applicable 
Persons working in 

similar , equivalent 
or higher grade in 
lower formations 
of Defence Services 


V . A . VALIAPARAMPIL , Uuder Secy , 


726 THE GAZETTE OF INDIA: AUGUST 14, 1971 /SRAVANA 23 , 1893 [PART II 


- - - - - 


- 


नई दिल्ली , 31 जुलाई , 1971 


का०नि० प्रा० 298.- -- राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियो 
का प्रयोग करते हए , सेना चिकित्सा कोर में सिविलियन वर्ग 3 पदों पर भर्ती की पद्धत्ति को विनियमित 
करने वाले निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं , अर्थात :-- - 


1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ . -- ( 1) इन नियमों का नाम संना चिकित्सा कोर ( सिविलियन 
पद ) भर्ती नियम , 1971 होगा । 
( 2 ) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. लागू होमा.---ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पद/ पदों को लाग 


3. पवसंख्या, वर्गीकरण और घेतनमान. - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके 
वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं । 


4. भर्ती को पद्धति , प्रायुसीमा और अन्य अहर्ताएं. -.-उक्त पदों पर भर्ती की पद्धत्ति , 
पायु सीमाएं, अर्हताएं और उनसे सम्बन्धित अन्य बातें ये होगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 
13 तक में विनिर्दिष्ट हैं : 


परन्तु सोधे भी किए जाने वाले व्यक्तियों की बाबत विनिर्दिष्ट अधिकतम प्रायु-सीमा 
केन्द्रीय सरकार द्वारा समय - समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार , किसी भी अनुसूचित जातिया 
अनुसूचित जनजाति या किसी अन्य विशेष प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में शिथिल की जा सकेगी । 


5 . निहाएं . -- वह व्यक्ति : -- 
( क ) जिमने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, 

या 


( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है । 

उपरोक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 


परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति र 
विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए 
अन्य प्राधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम से प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 


6. शिथिल करने की शक्ति. - - जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक 
या सभोवोन है वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेख बद्ध करके इन नियमों के किसी उपबन्ध 
को , किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों या पदों की बाबत , प्रादेश द्वारा शिथिल कर सकेगी । 


- ...... 


. . 


SEC . 4 ] THE GAZETTE OF INDIA; AUGUST 14, 1971 /SRAVANA 23, 1893727 
-... - - - - - - - - - - -- -- -- - - . 

अनुसूची 
सेना चिकित्सा कोर केन्द्र और स्कूल, लखनऊ में पुस्तकाध्यक्ष श्रेणी 4 के पद के भर्ती-नियम 


- - - 


पद का नाम 


पदों वर्गीकरण 


बतनमान 


चयन पद सीधं भर्ती किए 
अथवा अष- जाने वाले 
यन पद व्यक्तियों के 

लिए प्रायु सीमा 


संख्या 


- 


- - - - - 


- 


5 


- 


- 


- . 


. 


. 


पुस्तकाध्यक्ष, 
श्रेणी . . 


एक रक्षा सेवानों में 110 - 8 - 131 - लागू नहीं होता 25 वर्ष 

सिजिलियन वग 4-- 155 -द० रो० 
3, अराजपत्रित 4 - 175 - 5 -- 
प्रानुसचिबोय । 180 रु० 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के सीधे भर्ती किए जाने वाले परिवीक्षा की कालावधि 
लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं व्यक्तियों के लिए विहित प्रायु और यदि हो 

शैक्षिक अर्हताऐं प्रोन्नती की दशा 
में लागू होगी या नहीं 


नहीं होता 


दो वर्ष 


( 1 ) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्या 
लय या बोर्ड की मैट्रीकुलेशन या 

समतुल्य परीक्षा । । 
( 2 ) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्या 

लय से पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण 
पत्र पाठ्यक्रम । 


भर्ती को पद्धति /भर्ती सोधे प्रोन्नति / प्रतिनियक्ति यदि विभागीय भर्ती करने में परि 
होगी या प्रोन्नति द्वारा या स्थानान्तरण द्वारा भर्ती प्रोन्नति समिति है स्थितियों में संघ लोक 
प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण की दशा में वे श्रेणियां तो उसकी संरचना सेवा आयोग से परामर्श 
द्वारा तथा पद्धतियों द्वारा जिनसे प्रोन्नति / प्रति 

किया जायगा । 
भरो जाने वाली रिक्तियों का नियुक्ति / स्थानान्तरण 
प्रतिशत किया जायगा 

13 
स्थानान्तरण द्वारा जिसके न स्थानान्तरण : रक्षा लागू नहीं होता लागू नहीं होता 
हो सकने पर सीधी भर्ती सेवाओं के निम्नतर 
द्वारा । 

वर्गों में वैसे ही , 
समतुल्य या उच्चतर 
श्रेणी में काम 
करने वाले व्यक्ति । 


10 


12 


वी० ए० बलियापरमपिल , अवर सचिव । 


728 THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14, 1971 /SRAVANA 23 , 1893 [ PART II 


- 


- - - - -- 


-- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- - - - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - - - - - 


- - 


New Delhi, the 2nd August 1971 
S . R . O . 299. — In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of sec 
tion 10 of the Charitable Endowments Act , 1890 ( 6 of 1890 ) , the Central Gov 
ernment hereby directs that, as from the date of publication of this notificationi 
in the Official Gazette , the Treasurer of Charitable Endowments for India 
be dlvested of the property belonging to the Benevolent Fund Army Non 
Regular Officers specified in the Schedule annexed hereto which by virtue of 
the notification of the Government of India in the Ministry of Defence No . 
S . R .O . 363 , dated the 6th February , 1964 , was vested in him . 


THE SCHEDULE 
Property belonging to Development Fund Army Non - Regular Officers 

A cash rcpayable loan of Rs 50 , 000 from the Army Officers Benevolent 
Fund deposited , in the Current Account of the Benevolent Fund Army Non 
Regular Officers, with the Bank of India, New Delhi . 

[ F. No. A / 07474/ 1AG/ PS 3 ( BFANRO ) ] 

K . V . RAMANAMURTHI, Dy. Şecy. 


नई दिल्ली , 2 अगस्त , 1971 
का०नि० प्रा० 299 . - - पूर्त विन्यास अधिनियम , 1890, ( 1890 का 6 ) की धारा 
10 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार 
एतवद्धारा निदेश देती है कि भारत के पूर्व विन्यासों के कोषपाल, इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनि 
दिष्ट बेनेवोलेंट फण्ड आर्मी नार रेग्यूलर आफिसर की सम्पत्ति से , जो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय 
की अधिसूचना सं० का० नि० प्रा० 36 3 तारीख 6 फरवरी , 1964 के आधार पर निहित की गई 
थी , शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की रीख से निहित हो जाए । 


अनूसूची 
"बेनेवोलेंट फण्ड आर्मी नान -रेग्युलर आफिसर " की सम्पत्ति बैंक आफ इंडिया , नई दिल्ली 
में " बेनेवोलेंट फण्ड आर्मी नान - रेग्यूलर आफिसर के चाल खाते में निक्षिप्त पार्मी प्राफिसर 
बेनेवोलेंट फण्ड से " 50, 000 रु० का प्रतिसंदेय नकद उधार " । 
[ फा० सं० ए / 07474/ 1/ ए जी / एस 8/ 4070/ डी० ( ए जी - 1 ) दा०नि० से० प्र०नि० प्रा० ] 

का० के० रमणमूर्ति , उप सचिव 


S .R . O . 300 . - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 
of the Constitution , the President hereby makes the following rules regulating 
the method of recruitment to the post of Model Maker in the Corps of Electrical 
and Mechanical Engineers , namely : 


1. Short title and commencement . - ( 1 ) These _ rules may be called the Model 
Maker (Corps of Electrical & Mechanical Engineers ) Recruitment Rules , 
1971 . 

( 2 ) they shall come into force on the date of their publication in the Orcial 
Gazette . 


2. Application. - - These rules shall apply to the post specihed in 
the Schedule hereto annexed . 


column 1 of 


3 Number of post , classifications and scales of pay. The number of post , it . 
classiAcation and the scale of pay attached thereto shall be as specified in 
columns 2 to 4 of the said Schedule . 


Sec. 4 ] THE GAZETTE OF INDIA ; AUGUST 14 1971 / SRAVANA 23, 1893 


729 


4 . Method of recruitment , age limit and other qualifications . The method of 
recruitment, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall 
be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid : 

Provided that the upper age limit prescribed for direct recruitment may be 
relaxed in the case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special 
categories of persons in accordance with the general orders of the Central Gov 
ernment issued from time to time. 
5. Disqualificatlons . - No person , 
( a ) Who has entered into or contracted a marriage with a person having 

a spouse living, or 
(b ) who , having a spouse living, has entered into or contracted a marriage 

with any personi , 
shall be eligible for appointment to the said post: 

Provided that the Central Government may , if satisfied that such marriage 
is permissible under the personal law applicable to such person and the other party 
to the marriage and there are other grounds for so doing , excmpt any person 
from the operation of this rule , 

6 , Power to relax . — Where the Central Government is of the opinion that it 
is necessary or expedient so to do, it may, by order , for reasons to be recorded in 
writing , relax any of the provisions of these rules with respect to any class or 
category of person / the post . 


730 


THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 1971/SRAVANA 23, 1893 [Part II --- 


- 


. 


. 


- 


SCHE 
Recruitment Rules for the post of Model 


Name of Post No. of Classic 

posts fication 


Scale of pay Whether 

sclection 
pogt or 
Non 
selection 
post 


Age limit Educational and other 
for direct qualifications required 
recruits for direct recruits 


Model Maker 


3 Civilians Rs. 110 - - 3 — Not Below 25 (i) Middle standard . 

in 131- - 4 - - 143 applicable years 
Defence EB - 4 -- 155. 

(i ) ITI Certificate in 
Services 

Carpentary , 
Class III, 

( 111) should be capable 
Non 

of making wood and 
Gazetted , 

hand models . 
Non 
Ministerial , 
Non 
Industrial. 


SEC. 4 ] THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 1971/SRAVANA 23, 1893 


731 


.- - 


- 


- - 


- 


-- - - 


- 


- 


- - 


DULE 


maker Corps of Electrical and Mechanical Engineers 


. . 


- - 


Whether age Period of Method of rectt. In case of recruitment If a DPC Circum 
and 

probation whether by direct by promotion transfer, exists stances 
educational iſ any rectt, or by promo- grades from which pro - what is its in which 
qualifications 

tion or transfer and motion to bemade composi - U . P . S . C . 
prescribed for percentage of the 

tion is to be 
direct recruits vacancies to be filled 

consulted 
will apply in by variousmethods 

in making 
the case of 

rectt. 
promotecs 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


Not applicable Two years By transfer failing 

which by direct 
recruitment. 


Transfer : 

Not Not 

applicable applicable 
Persons workivg in 
similar or equivalentor 
higher grade in lower 
formationsofDefence 
Services . 


V . A . VALIAPARAMPIL , Under Secy . 


732 THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14, 1971 /SRAVANA 23, 1893 [ PART II 


का० नि० प्रा० 300. - - राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करत हए , विद्युत और यांत्रिक इंजीनियर कोर में माडल निर्माता के 
पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम एतद्वारा बनाते हैं , 
अर्थात : --- 


__ 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ . - ( 1 ) इन नियमों का नाम माडल निर्माता (विद्युत 
और यांत्रिक इंजीनियर कोर ) भर्ती नियम , 1971 होगा ( 2 ) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन 
की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 


2. लाग होना .- - ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पद को लागू 


होंगे । 


___ 3. पव-संख्या , वगीकरण और वेतमानः - - उक्त पद की संख्या , उसका वर्गीकरण और 
उसका वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची में स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं । 


____ 4. भा की पद्धति , प्राय - सीमा और अन्य प्रर्हताएं : - - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति 
प्रायु - सोमा , अर्हताएं और उससे सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो पूक्ति अनुसूची के स्तम्भ 
5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं । 


परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की बाबत विहित अधिकतम प्रायु - सीमा , 
केन्द्रीय सरकार द्वारा समय - समय पर निकाले गए साधारण प्रादेशों के अनुसार , अनुसूचित जाति 
और अनुसूचित जनजाति और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के सम्बन्ध में शिशिल की जा 
सकेगी । 


5. निरर्हताए - ~ वह व्यक्ति : - - 


( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या 
( ख ) जिसने अपने पतिया अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से उक्त पद 

पर विवाह किया है ; 


नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ; 


परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और 
विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए 
अन्य प्राधार मौजूद है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 


6. शिथिल करने की शक्ति : - - जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक 
या समीचीन है वहां वह , उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लिपिबद्ध करके इन नियमों के किसी 
उपबन्ध को , किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों या पद की बाबत , प्रादेश द्वारा, शिथिल कर 
सकेगी । 


SEC . 4 ] THE GAZETTE OF INDIA: AUGUST 14. 1971 / SRAVANA 23, 1393 733 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. - - - 

अनुसूची 
विद्युत और यांत्रिक इंजीनियर कोर में माडल -निर्माता के पद के भर्तीनियम 


वर्गीकरण 


वेतनमान 


पद का नाम पदों की 

संख्या 


पयन पद 

प्रथवा 
अचयन पद 


सीधे भर्ती किए 
जाने वाले 
व्यक्तियों के 
लिए प्राय - सीमा 


- 


- 


- - 


माडल निर्माता 


3 


25 वर्ष से कम 


रक्षा सेवानों में 110- 3 - 131 - लाग नहीं 
सिविलियनन्वर्ग 4 --143 -दरो० होता 
3, अराजपत्रित , 4 - 155 रु० । 
अननु सचिवीय , 
अनौयोगिक । 


- 


भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के 
लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं 


सोधे भर्ती किए जाने वाले परिवीक्षा की कालावधि 
व्यक्तियों के लिए विहित यदि हो । 
प्राय और शैक्षिक महताएं 
प्रोन्नतों की दशा में लागू 
मी या नहीं । 


8 


- -- 


लागू नहीं होता । 


2 वर्ष 


( i) मिडिल स्तर 
( ii ) बढ़ई गिरी का 
माई०टी०आई० --- प्रमागपत्न 
( iii ) लकड़ी और हाथ के माडल 

बना सकता हो । 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


भर्ती की पद्धति भर्ती प्रोन्नति स्थानान्तरण द्वारा भी यदि विभागीय भर्ती करने में 
सीधे हागी या प्रोन्नति की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति समिति है किन परिस्थिति 
द्वारा या स्थाना - प्रोन्नति की जाएगी 

सो उसकी संरचना यो में संघ लोक 
तरण द्वारा तथा 

सेवा प्रायोग से 
विभिन्न पत्तियों द्वारा 

परामर्श किया 
भरी जाने वाली 

आएगा । 
रिक्तियों का प्रतिशत 
10 11 

12 
स्थानांतरण द्वारा स्थानांतरण : वे व्यक्ति जो ____ लागू नहीं होता लागू नहीं होता 
जिसके न हो सकने रक्षा सेवानों के निम्नतर 
पर द्वारा सीधी भर्ती वर्गों में वैसी ही या समतुल्य 

या उच्चतर श्रेणी में काम 
कर रहे हों । 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


13 


मी० ए० नियापरमपिल, अपर सचिव । 


734 THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14, 1971/SRAVANA 23, 1893 [Part 11 


- 


.. ... 


- - 


. . 


- - 


. . 


New Delhi, the 4th August 1971 
S. R . O . 301. ....In exercise of the powers conferred by section 3 of the Indian 
Works of Defence Act , 1903 ( 7 of 1903) , the Central Government hereby 
declares that it is necessary to impose the restrictions specified in clause ( c ) of 
section 7 of the said Act upon the use and enjoyment of the land situated in the 
district of ALLAHABAD , in the State of UTTAR PRADESH described in the 
Schedule hereto annexed , being land in the vicinity of the Ordnance Depot , 
ALLAHABAD , in order that the said land may be kept free from buildings and 
other obstructions . 


A sketch plan of the said lond may be inspected in the omce of the Collector, 
ALLAHABAD . 


THE SCHEDULE 
All the lan con prised in the area is winin a distance of 227 .27 metres 
( 250 yards ) from the crest of the other parapet of the Ordnance Depot at 
ALLAHABAD , in the State of UTTAR PRADESH . 

[ No. F . 54556/ 3 / GS / MO 2.] 
P. KRISHNAMURTI, Jt. Secy. 


नई दिल्ली , 4 अगस्त , 1971 
का०नि० प्रा० 301. - - भारतीय रक्षासंफर्म अधिनियम, 1903 ( 1903 का 71 ) 
की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एसदद्वारा घोषणा करती 
है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित उत्तर प्र राज्य के इलाहाबाद जिले में स्थित भूमी , 
जो आर्डनेन्स डिपो, इलाहाबाद के सामीप्य की भूमि है , के उपयोग और उपभोग पर , उक्त 
अधिनियम की धारा 7 के खण्ड ( ग ) में विनिदिष्ट निर्बन्धनों को अधिरोपित करना प्राव वक 
होगा या है , ताकि उक्त भूमि को भवनों और अन्य बाधाओं से मुक्त रखा जा सके । 

उक्त भूमि के रेखांक का कलक्टर , इलाहाबाद के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता 


अनुसूची 
उत्तर प्रदेश राज्य में इलाहाबाद स्थित पार्डनेन्स डिपो के बाहरी मुंडेरे की चोटी से 227 . 27 
मीटर ( 250 गज ) की दूरी के भीतर पाने वाले क्षेत्र में समाविष्ट सभी भूमि । 


[ फा० सं० 54556/ 5 / 65/ एम मो2] 


__ पी० कृष्णामूर्ति , संयुक्त सचिव । 


S . R . O . 302. - In pursuance of sub - section 7 of section 13 of the Cantonments 
Act , 1924 ( 2 of 1924 ) , the Central Government hereby notifles that a vacancy has 
occurred in the membership of the Cantonment Board Dehra Dun by reason of 
the acceptance by the Central Government of the resignation of Major S K . 
Sabherwal. 

[ File No. 18/ 19 / C / L & C / 85 / 2194 - C / 1 / D ( Q & C ) ] . 


का०नि० प्रा० 302. - छावनी अधिनियम , 1924 ( 1924 का 2 ) की धारा 13 
की उपधारा ( 7 ) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि 


SEC. 4 ] THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 1971/SRAVANA 23, 1893 


735 


छावनी बोई, देहरादून को सदस्यता में मेजर एस के समान के मात्र के केमो। सरकार 
द्वारा स्वीकार कर लिए जाने के कारण एक रिक्ति हो गई है । 


[ फा० सं० 19/ 19/ सी / एल एण्ड सी / 65/ 2194 - सी 1/ डी० ( क्यू एण्ड सो ) ] 


S . R . O . 303 . — In pursuance of sub section ( 7 ) of section 13 of the Cantonments 
Act , 1924 ( 2 of 1924 ) , the Central Government hereby notifies that Lt. Col. RK. 
Tikku has been nominated as a member of the Cantonment Board Dehra Dun 
vice Major S . K . Sabherwal who has resigned. 

[ File No. 19 / 19 / C / L & C / 65 / 2194. C / 2 / D ( Q & C ) ] 

S. P, MADAN, Under Secy . 
का०नि० प्रा० 303. - - छावनी अधिनियम , 1924 ( 1924 का 2 ) की धारा 13 की 
उपधारा ( 7 ) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि ले . कर्नल 
प्रार० के० टिक्क को , मेजर एस० के० सभरवाल के , जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है , स्थान पर 
छावनी बोर्ड देहरादून के एक सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया है । 


[ फा० सं० 19/19/ सी / एल एण्ड सी / 65/ 2194- सी / 2/ठी० ( क्यू एण्ड सी ) ] 

एस० पी० मदान , अपर सचिव । 


PRINTED BY THE GÊNERAL MANAGRR , GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD , 
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI , 1971 


